रजिस्ट्री स. डी . एल.- 33004/ 98 


REGD. NO. D. L.-33004/98 


मायापी 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड - उप - खण्ड ( 1 ) 
PARTII - Section 3 Sub -section ( 1) 


1811118 . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


स- 201 ] 
No . 2011 


नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 1998 / ज्येष्ठ 12 , 1920 
NEW DELHI , TUESDAY, JUNE 2, 1998/ JYAISTHA 12, 1920 


- 


- 


- 


- - 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अभिसूचना 

नई दिल्ली, 2 जून, 1998 
सं . 21/ 98 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ) 

सा . का . मि . 321 ( अ ). --- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( सातवा 
संशोधन) नियम 1998 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 57ख में , उपनियम 
( 1 ) में , -- 

(i) शब्द " अंतिम उत्पाद के विनिर्माता को निम्नलिखित निवेश 
पर संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क के मुजरा को अनुज्ञात किया जायेगा " के स्थान 
पर " अंतिम उत्पाद के विनिर्माता को निम्नलिखित निवेश पर संदस विनिर्दिष्ट 
शुल्क के 95 प्रतिशत के मुजरा को अनुज्ञात किया जायेगा : 

(ii ) मद (vi ) के बाद निम्नलिखित परन्तु अंतस्थपित किया 
जायेगा, अर्थात् : 

" परन्तु 1 जून , 1998 को या इससे पहले अंतिम उत्पाद के 
विनिर्माण के कारखाने में प्राप्त ; या किसी निवेश की बाबत विनिर्दिष्ट 
शुल्क का मुजरा ऐसे निदेश पर संदत्त शुल्क की सीमा तक अमुज्ञात किया 
जाएगा: " । 

[ फा . सं. 334/ 6/ 97 - टी . आर. यू. ] 
1525 GI/ 98 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd June, 1998 
____ No. 21 / 98 - CENTRAL EXCISE ( N. T .) 

G .S .R . 321 ( E ). - In oxorciso of the powers conferred 
by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), 
the Central Governmont horoby makce the following rules 
further to amend the Central Excise Rules, 1944 namely: 

___ 1. (1) These rules may be called the Central Excise 
(Seventh Amendment) Rules, 1998. 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the OfficalGazotte . 

2 . In the Central Excise Rulos, 1944 , in 57B , in sub 
rule ( 1 ), 

(i) for the words, " manufacturer of final products shall 
be allowed to take credit of the specified duty paid on the 
following " the words " manufacturer of final products shall 
be allowed to take credit of ninety - five per centof the speci 
fied duty paid on the following " shall be substituted ; 

( ii ) after clause ( vi), the following proviso shall be 
inserted , namely: 

" Provided that credit of specified duty in respect of 
any inputs roceived in the factory of the manufacturer of 
final products on or before the 1st day of June , 1998 shall be 
allowed to the extent of the duty paid on such inputs :" . 


[ F . No, 334 / 6 / 97- TRU 
NAVNEET GOEL , Under Secy . 


Printod by theManager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 - - 1998 


